SHO 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 651 राँची, शुक्रवार , 


9 अगस्त , 2019 (ई ० ) 


स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग 


अधिसूचना 
31 जुलाई , 2019 


संख्या-01/ स्था०2-02/ 2019/-2462-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 1684 दिनांक -24.05.2019 द्वारा 
श्रीमती सुमनलता टोपनो बलिहार , उपनिदेषक , माध्यमिक शिक्षा को जिला शिक्षा पदाधिकारी, रामगढ़ के पद पर 
स्थानान्तरित किया गया था । 

श्रीमती बलिहार द्वारा अपने पति के नक्सली मुठभेड़ में शहीद होने के आलोक में अपने बच्चों 
की देखभाल/ परवरिश में समस्या होने का उल्लेख करते हुए उक्त स्थानान्तरण आदेश पर रोक लगाने तथा 
यथावत् रहने देने का अनुरोध किया गया है । 

श्रीमती बलिहार के अभ्यावेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उनके स्थानान्तरण संबंधी विभागीय 
अधिसूचना संख्या -1684 दिनांक -24.05.2019 को विलोपित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुशील अजीत सुरीन , 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 651 50 


